


4, अधिक बलवान कोन? 





7 


02] 70७04 





एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। ६. "कु: रह 
हवा ने सूरज से कहा- मैं तुमसे अधिक बलवानेषहूँ। 
सूरज ने हवा से कहा- मुझमें तुमसे ज़्यादा ताकत हे बह 
इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी २७. 
हे हवा ने कहा- इस तरह बहस करने से \ | 
कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी 
का कोट उतरवा दें, वही ज्यादा 
बलवान है। 
सूरज हवा की बात मान गया। , | 
उसने कहा- ठीक हैं। दिखाओ: | 
अपनी ताकत। | 
~ 7) फ इवा ने अपनी ताकत दिखानी 
५) शुरू की। # | 
Me) आदमी की टोपी उड़ गई। 
पर कोट उसने अपने दोनों 
५5% RR शक हाथों से शरीर से लपेटे रखा ओर जल्दी-जल्दी 
NG 2/2) कोट के बटन बंद कर लिए 


उ हे. 








“a 


|, Fe] 
~ 
हि Fe, 
हर! 
& पक ह 
= क्र च हू हि 


2049-2020 





ह हवा और ज़ोर से चलने लगी। 
अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। पर कोट उसके शरीर 
पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। 
सूरज ने कहा- हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। 
सूरज तपने लगा। 
आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। >> 
सूरज की गर्मी और बढ़ी। (0 के 
आदमी ने कोट उतार दिया ANN) 
और उसे हाथ में लेकर चलने 
लगा। 
सूरज ने कहा-देखी मेरी “झी 
ताकत? उतरवा दिया न कोट?| k 
हवा ने सूरज को नमस्कार 
किया और कहा-मान गई 
तुम्हारी ताकत को। 








209-2020 





क 
हवा को बात 


° हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक ” चक है? 
° हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। 





गर्मी 


° आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर 
क्या-क्या करती हो? 





++ +++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++ ++०+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


+++ +++++क++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


oe किसमें कितनी ताकत | 
बताओ, इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? 
° सूरज या हवा? _ र्‌ 
मुझे लगता है कि 


००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००७७ 


. 


® 









> 2 
3 






0 4 
RE 
ज 
ञ हा 
हु )' ड न 
ग eT पा kK 
a i. [ER हे 
की RG. 
कि बा | 


। | आ 
+++०+++०++ 5.2 +++ ++ +++°०००००७०००७०+क अधिक बलवान हे 


०+०००००००००००००००७०००७०००००७००००००००००००७०००७००७०००७०५७ 
‘iii £ i 
a के हि 






RP ET 
हतः Pr ड bs, id ळर 


न | प i ॐ ६ की 


_ 2049-2020 









£” ताकत की बात 

| (क) हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? 

(ख) सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? 

(ग) ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? 
° पानी ° बादल ° पहाड़ ° सर्दी 


०2 


कै तो क्या होता 





मान लो कि हवा ने कहा - जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे, 
वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? 
सोचो और बताओ। 


शी शब्दों का खेल 


ता ज म हल 





यहाँ पर छह शब्द छिपे हैं- 
ताज, महल, जम, हल, ताल, मल 
नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह आठ शब्द ढूँढो। 


क मलककड़ी 


नाम एक के बदले दूसरा 


° बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। 
नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन-से शब्द चुन सकती हो? 


अधिक ००+००००००००००००००४+ शरीर ०००००००००००००००००४+ 








20I9-2020 


